पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म . प्र. - 108-- भोपाल - 09- -11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/ 153 , 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. 


मेव जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 
__ ( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 544 ] 


भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2010 - आश्विन 14, शक 1932 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 

शोक प्रस्ताव 


क्रमांक एफ 08 - 05 - 2010 - 1 - 4 


भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2010 


बालाघाट जिले के ग्राम पिपरझरी के निवासी श्री हरिशचन्द्र रहंगडाले के नक्सलियों से मुठभेड़ के 
दौरान शहीद होने से प्रदेश ने एक देशभक्त और साहसी नौजवान खो दिया है. दिनांक 22 सितम्बर, 2010 
को बालाघाट जिले के टिमकीटोला के जंगलों में हुई मुठभेड़ में श्री रहंगडाले की शहादत कर्तव्यपालन 
और कर्मनिष्ठा का प्रतीक है. 


मंत्रि - परिषद् स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र रहंगडाले की शहादत को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र 
श्रद्धांजलि अर्पित करती है. 


अवनि वैश्य , मुख्य सचिव . 


1087 


_ 


नियंत्रक,शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,गा 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010. 


